इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic .in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


कास 


समa 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 489 ] 


भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर 2018 - भाद्र 21 , शक 1940 


किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल 

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2018 
क्र . डी - 15 - 39 - 2018 - चौदह - 3. - मध्यप्रदेश में खरीफ मौसम वर्ष 2018 - 19 में प्राइस सपोर्ट स्कीम अन्तर्गत खरीफ फसलों सोयाबीन , 
मूंगफली, उड़द, मूग, अरहर, तिल एवं रामतिल का प्रदेश के जिलों में समर्थन मूल्य में कृषकों द्वारा उत्पादित उपज का उचित दर प्राप्त करने 
हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है . 


मध्यप्रदेश के जिलों में प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अन्तर्गत वर्ष 2018 - 19 मौसम खरीफ के लिये परिशिष्ट - 1 अनुसार फसल सोयाबीन, 
मूंगफली, उड़द, मूग, अरहर, तिल एवं रामतिल का वार्षिक कैलेन्डर परिभाषित घोषित किया जाता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

उपेन्द्रनाथ शर्मा, उपसचिव . 


परिशिष्ट - 1 
मध्यप्रदेश में खरीफ वर्ष 2018 - 19 के लिये प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अन्तर्गत निम्नांकित फसलों की बुवाई, 

कटाई एवं खरीदी के लिये वार्षिक कैलेन्डर की जानकारी 


क्रमांक 


फसल का नाम 


बोआई का समय 


कटाई का समय 


सर्वाधिक मण्डी में 
आवक समय 

( 5 ) 


प्रस्तावित खरीदी समय 
( पी. एस. एस . ) 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


सोयाबीन 


अक्टूबर से दिसम्बर 


जून अंतिम सप्ताह से 
जुलाई प्रथम सप्ताह तक . 


सितम्बर अंत से 
अक्टूबर माह तक . 


1 अक्टूबर 2018 से 
30 दिसम्बर 2018 तक . 


2 


मूंगफली 


अक्टूबर से दिसम्बर 


जून अंतिम सप्ताह से 
जुलाई प्रथम सप्ताह तक. 


सितम्बर अंतिम सप्ताह 
से अक्टूबर अंत तक . 


1 अक्टूबर 2018 से 
30 दिसम्बर 2018 तक. 


977 


978 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2018 


978 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


3 


उड़द 


जून अंतिम सप्ताह से . 
जुलाई प्रथम सप्ताह तक . 


सितम्बर द्वितीय सप्ताह अक्टूबर से दिसम्बर 
से अक्टूबर द्वितीय सप्ताह 
तक . 


1 अक्टूबर 2018 से 
30 दिसम्बर 2018 तक . 


4 


मूंग 


जून अंतिम सप्ताह से 
जुलाई प्रथम सप्ताह तक. 


सितम्बर द्वितीय सप्ताह अक्टूबर से दिसम्बर 
से अक्टूबर द्वितीय सप्ताह 
तक. 


1 अक्टूबर 2018 से 
30 दिसम्बर 2018 तक . 


अरहर 


मार्च से मई तक 


जून अंतिम सप्ताह से 
जुलाई प्रथम सप्ताह तक . 


जनवरी से मार्च अंत 
तक . 


1 मार्च से 30 मई 
2019. 


तिल 


जून अंतिम सप्ताह से 
जुलाई प्रथम सप्ताह तक. 


अक्टूबर प्रथम सप्ताह 
से अक्टूबर अंत तक . 


अक्टूबर से दिसम्बर 
तक. 


1 अक्टूबर 2018 से 
30 दिसम्बर 2018 तक . 


रामतिल 


जून अंतिम सप्ताह से 
जुलाई प्रथम सप्ताह तक . 


अक्टूबर अंतिम सप्ताह नवम्बर द्वितीय सप्ताह 
से नवम्बर प्रथम सप्ताह से दिसम्बर तक . 


15 नवम्बर 2018 से 
30 दिसम्बर 2018 तक . 


तक . 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -- 2018. 


